निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 फाल्गुन 1935 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 21 फरवरी 2014 


( सं० पटना 188 ) 


सं0 प्र04 / ख०वि0अधि0 - 04 / 13 - 391 खाद्य 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


संकल्प 

21 जनवरी 2014 
विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2013 - 14 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 

के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को ₹ 250 / - रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की 
स्वीकृति के सम्बन्ध में । 

खरीफ विपणन मौसम 2013 - 14 में राज्य सरकार द्वारा 30.00 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है, परन्तु सम्प्रति लगभग 10.00 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति की संभावना है । धान की 
अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम एवं प्राथमिक कृषि साख समितियां ( पैक्स ) को राज्य अभिकरण के रूप में 
प्राधिकृत किया गया है तथा बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल अभिकरण नामित किया गया है । 

राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा धान की अधिप्राप्ति हेतु पूरे राज्य में 
उपर्युक्त अभिकरणों द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्र खोले गए हैं एवं इस मौसम में धान अधिप्राप्ति का कार्य दिनांक 15.11. 13 से 
15.04.14 तक प्रभावी है । 

राज्य के किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने , अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए 
उन्हें प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने एवं वर्ष 2013 -14 से राज्य में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति ( DCP ) व्यवस्था के तहत् 
पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीफ विपणन मौसम 2013 - 14 अन्तर्गत (दिनांक 15. 11. 13 से 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 फरवरी 2014 
15.04.14) अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण - 1310 
रू0 प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए – 1345 रू0 प्रति क्वींटल के अतिरिक्त 250 रूपया प्रति क्वींटल की दर से बोनस 
की राशि देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । 

राज्य के किसानों को विभाग द्वारा अधिप्राप्ति कार्य के लिए दी जानेवाली उक्त बोनस की राशि का वितरण 
करने तथा इसके लेखा - जोखा / उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की पूर्ण जिम्मेवारी नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य 
निगम की होगी । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

शिशिर सिन्हा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


प्रमा 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 188 -571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


